रजिस्ट्री 


को एल -33004 / 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


- 


SAH 


मयपवजयते 


M 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


. 


M 


. 


। 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) 


4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 2007 
No. 20917 


नई दिल्ली, सोमवार , अप्रैल 10 , 2000 / चैत्र 21, 1922 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10 , 2000 /CHAITRA 21, 1922 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल , 2000 
सा . का .नि . 326( अ ) . - केन्द्र सरकार , महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित , तूत्तुक्कुडि पत्तन 
न्यास कर्मचारी ( भर्ती वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 
महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन के न्यासी 
मंडल धारा 124 के अधीन तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम , 1979 को आगे संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् : 

( 1 ) (i) ये विनियम तुत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 2000 कहे जाएंगे । 
- (ii ) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
। तुतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1979 में , विभागीय पदोन्नति समिति से संबंधित 

विनियम 29 में निम्नलिखित पैरा उप - विनियम ( 3 ) के रूप में जोड़ा जाएगा : 
" जहां नियुक्ति प्राधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं होते हैं , तो ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी को , 
सहमत न होने के कारणों को बताते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति को , ऐसे की पहली सिफारिशों पर पुनः विचार करने हेतु, 
पूरे विषय को , वापस भेजना चाहिए । अगर, विभागीय समिति, कारणों के साथ समर्थन करते हुए, उसकी अपनी पहली 
सिफारिशों को ही दोहराती है तो नियुक्ति प्राधिकारी, उन सिफारिशों को स्वीकार करेंगे कि अगर विभागीय पदोन्नति समिति 
के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो कारण युक्तियुक्त हैं । अगर उक्त नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों 
से सहमत नहीं होते हैं तो , उक्त समिति, उनकी अपनी सिफारिशों के साथ , कागजातों को अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत 
करेगी । अगले उच्चतर प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा । " 

[ फा. सं. पी आर- 12012/ 33 / 99पी ई -I ] 

के . वी . राव, संयुक्त सचिव 
10629/ 2000 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ___ PART II -- SEC 3( 1) | 
पाद टिप्पणी : तुत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 1979, भारत के राजपत्र, असाधारण के सा. का .नि . सं . 

234 ( अ ), दिनांक 16 मार्च, 1979 में प्रकाशित किए गए थे और निम्न दिए गए अनुसार बाद में संशोधित किए गए थे : 
( 1 ) सा. का. नि. सं. 549 ( अ ), दिनांक 30 जुलाई, 1984 
( 2 ) सा. का. नि. सं . 808 ( अ ), दिनांक 21 सितंबर, 1987 
( 3 ) सा. का. नि. सं. 848 ( अ ), दिनांक 20 सितंबर , 1989 
( 4 ) सा. का. नि . सं. 1062( अ ), दिनांक 22 दिसंबर, 1989 
( 5 ) सा. का. नि. सं. 486 ( अ ), दिनांक 11 मई, 1992 
( 6 ) सा. का. नि . सं. 648 ( अ ), दिनांक 29 जून, 1992 
( 7 ) सा . का. नि. सं. 60( अ ), दिनांक 10 फरवरी, 1993 
( 8 ) सा .का .नि . सं . 346 ( अ) , दिनांक 30 मार्च, 1993 
( १ ) सा. का. नि. सं. 818( अ ), दिनांक 17 नवंबर, 1994 
( 10 ) सा. का. नि . सं . 834 ( अ), दिनांक 2 दिसंबर , 1994 
( 11 ) सा. का.नि. सं . 422 ( अ ), दिनांक 26 मई, 1995 
( 12 ) सा. का. नि . सं. 157 ( अ ), दिनांक 19 मार्च, 1997 
( 13 ) सा. का. नि . सं. 163 ( अ), दिनांक 19 मार्च, 1997 
( 14 ) सा . का.नि . सं. 312 ( अ ), दिनांक 5 जून , 1997 
( 15 ) सा . का .नि . सं. 372( अ ), दिनांक 8 जुलाई , 1997 
( 16 ) सा. का.नि. सं . 132 ( अ ), दिनांक 10 मार्च, 1998 
( 17 ) सा. का. नि. सं. 589 ( अ), दिनांक 22 सितंबर, 1998 
( 18 ) सा . का . नि . सं. 276 ( अ ), दिनांक 20 अप्रैल, 1999 
( 19 ) सा. का. नि . सं . 831 ( अ ) , दिनांक 29 दिसंबर , 1999 

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th April, 2000 
G . S. R . 326 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 124 read with sub -section ( 1 ) 
of Section 132 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ) the Central Government hereby approves the Tuticorin 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations , 2000 , as set out in the Sched 
ule annexed to this Notification . 

2 . The said Regulations shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official 
Gazette. 

SCHEDULE 


In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963) , the Board of 
Trustees of the Tuticorin Port hereby makes the following Regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Em 
ployees (Recruitment , Seniority and Promotion ) Regulations, 1979 , under Section 124 , ibid ., namely : 
( 1 ) (i) These regulations may be called the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and 

___ Promotion ) Amendment Regulations, 2000 ; 
(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India . 


[ TT II - 95 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) In the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 1979 , in Regu 

lation 29 relating to Departmental Promotion Committee , the following shall be added as sub -Regulation 

( 3 ), namely : 
" (3 ), Where the appointing authority does not agree with the recommendations of the Departmental Promotion 

Committee , such appointing authority should indicate the reasons for disagreeing nd refer the entire 
matter to the Departmental Promotion Committee for reconsideration of its earlier commendations. In 
case the Departmental Promotion Committee reiterates its earlier recommendations, Living also reasons in 
support thereof, the appointing authority may accept the recommendations, if the reasons adduced by the 
Departmental Promotion Committee are convincing . If that authority does not accept the recommendations 
of the Departmental Promotion Committee, it shall submit the papers to the next higher authority with its 
own recommendations. The decision of the next higher authority shall be final.” 

[F. No. Pi -12012/33/99 -PE -I] 

K .V . RAO , Jt. Secy . 
FOOT NOTE : - The Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 1979 , were 

published in the Gazette of India , Extraordinary , vide GSR No. 234 ( E ), dated the 16th March , 1979 , 

and subsequently amended vide : 
(i) GSR 549(E ), dated the 30th July , 1984 . 
(ii) GSR 808 ( E ), dated the 21st September, 1987. 
( iii) GSR 848 (E ), dated the 20th September, 1989. 
( iv ) GSR 1062 (E ), dated the 22nd December, 1989. 
( v) GSR 486 (E ), dated the 11th May, 1992 . 
(vi) GSR 648 (E ), dated the 29th June, 1992 . 
( vii ) GSR 60 ( E ), dated the 10th February,1993 . 
( viii) GSR 346 (E ), dated the 30th March , 1993, 
(ix ) GSR 818 ( E ), dated the 17th November, 1994. 
(x) GSR 834 (E ), dated the 2nd December, 1994 . 
(xi) GSR 422 (E ), dated the 26th May, 1995 . 
( xii) GSR 157(E ) , dated the 19th March , 1997. 
( xiii ) GSR 163 (E ), dated the 19th March , 1997. 
(xiv ) GSR 312 (E ), dated the 5th June, 1997. 
(xv) GSR 372 (E ), dated the 8th July, 1997 . 
(xvi ) GSR 132 ( E ), dated the 10th March , 1998 . 
( xvii) GSR 589(E ), dated the 22nd September , 1998 . 
(xviii ) GSR 276 (E ), dated the 20th April, 1999. 
( xix ) GSR 831(E ) , dated the 29th December , 1990 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


